. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण, 1937 ( श० ) 


संख्या 5 87 राँची, सोमवार 


10 अगस्त, 20 15 ( ई० 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 


4 जुलाई, 2015 


विषय : खाद्य सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु गैर योजना मद में कुल 

8 6 ( छियासी) पदों के सृजन के संबंध में । 


सं0 . 16 / खाद्य- 11 -0 3 2 0 13 - 10 3 ( 16 ). राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के कुशल 
संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिये विभागीय संकल्प संख्या . 11( बी0 ) दिनांक 07 जनवरी, 2009 
द्वारा खाद्य नियंत्रण निदेशालय की स्थापना की गयी है । इसका उद्देश्य भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक 
अधिनियम- 2006 एवं एतद् द्वारा निर्मित नियमावली-2 0 11 के अन्तर्गत निर्मित नियमावली/ सुसंगत 
अधिनियम/ आदेश/ अनुदेश आदि के प्रावधानों का क्रियान्वयन करना है । 


2 . राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोकथाम के लिए अधिसूचना संख्या- 01( 10 ) दिनांक 
16 जनवरी, 20 12 द्वारा झारखण्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली. 20 11 गठित की गयी है, जो 
राज्य हित में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर नियंत्रण हेतु दिनांक 5 अगस्त, 2011 से लागू है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 10 अगस्त , 2015 
___ 3 . प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को सम्पन्न बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा 
आयुक्त कार्यालय की स्थापना हेतु संकल्प संख्या-5 8( 11) दिनांक - 28 जनवरी, 2009 द्वारा पूर्व से 
स्वीकृत विभिन्न स्तर के कुल- 95 पदों को विलोपित/ निरस्त करते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड 
के कार्यालय के अन्तर्गत निम्नांकित पदों का सृजन किया जाता है: 


क्रमांक 


पद का नाम 


नया वेतनमान | ग्रेड पे | 


अनुशंसित पदों 
की संख्या 


२ 


1 


आयुक्त 


( Food Safety | 3 74 0 0 -6 7 0 0 0 - 10000 


खाद्य सुरक्षा 
Commissioner) 


2 


उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त 


15 6 0 0 - 3 9 100 


7600 


5400 


| खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ( Food Safety | 93 0 0 -3 4 800 
Officer) 


प्रशाखा पदाधिकारी ( झा0 स0 से0 ) 


9300 -3 4 800 


4 800 


सहायक ( झा0 स0 से0 ) 


9 300 - 3 4 8 0 0 


4600 


6 


निजी सहायक ( झा0 आ0 से0 ) 


9300 - 34800 


4600 


उच्च वर्गीय लिपिक 


5200 - 20200 


2400 


निम्न वर्गीय लिपिक 


5200 - 20200 


1900 


स्टेनो ( बाह्य स्त्रोत 


5200 - 2 0 2 0 0 


2 400 


10 | डाटा ऑपरेटर कम्प्यूटर (बाह्य स्त्रोत) 


52 0 0 -2 0 2 0 0 


2400 


चालक ( बाह्य स्त्रोत 


52 0 0 - 20200 


1900 


| आदेशपाल ( बाह्य स्त्रोत 


5200 - 20200 


1800 


कुल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 10 अगस्त, 2015 


इस प्रकार विभिन्न स्तर के कुल 86 पदों के सृजन पर 2 ,96,21,136 ( दो करोड़ छियानबे लाख 
इक्कीस हजार एक सौ छत्तीस रू0 ) रूपये मात्र वार्षिक आवर्तक व्यय अनुमानित है । 


इस राशि का व्यय गैर योजना मुख्य शीर्ष. 2 2 10 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . 06 . लोक 
स्वास्थ्य लघुशीर्ष- 102 - खाद्य अपमिश्रण का निवारण उपशीर्ष- 01 खाने वाली चीजों में मिलावट के 
रोकथाम इकाई से किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से | 

के0 विद्यासागर, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 587 . .50 । 


